PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ., APR. 5, 2011 (CHTR. 15 , 1933 SAKA) 


401 


सिंचाई विभाग 

दिनांक 21 मार्च, 2011 
संख्या 2922/2 एल०. - चूंकि , भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 ( 1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 के अधीन जारी की गई हरियाणा 
सरकार , सिंचाई विभाग की अधिसूचना संख्या 1742/2-एल०, दिनांक 22 फरवरी, 2011 में वर्णित भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्च पर, 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्थात् नौसवा माईनर किलोमीटर 0.054 से किलोमीटर 2.000 तक जो कि सतनाली फीडर की किलोमीटर 6.530 
दायें से निकलती है, गाँव बाघोत, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ के निर्माण हेतु भूमि अपेक्षित है । 

इसलिए, अब. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के 
राज्यपाल, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, महेन्द्रगढ़ स्थित नारनौल को निर्देश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ 
प्रकाशित घोषणा से संलग्न विशिष्टि में वर्णित भूमि के अर्जन के लिए आदेश लें । 

विशिष्टि 
जिला तहसील परिक्षेत्रा हदबस्त 

क्षेत्रफल 

दिशायें 
गांव 

कनाल/ मरला 

एक भूमि की पट्टी जिसकी लम्बाई 1946 मीटर तथा 
चौड़ाई भिन्न है जो कि खसरा नम्बर व किला नम्बर 
से गुजरती है जो आमतौर पर दक्षिण से उत्तर की 
तरफ जाती है । जैसा कि मौके पर निशानदेह है और 

इंडेक्स प्लान में दर्शाया गया है, स्थित है । 
महेन्द्रगढ़ महेन्द्रगढ़ बाघोत 


नं ० 


6 


53-10 


कुल रकबा : 


53-10 या 6.69 एकड़ 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार । 


पी ० सी ० गर्ग, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
जे ० एल ० एन ० परिमण्डल, नारनौल । 


IRRIGATION DEPARTMENT 

The 21stMarch , 2011 
No. 2922 / 2- L. - Whereas, the land described in Haryana Government Notification No. 1742 / 2- L , dated 
22nd February, 2011 issued under Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 (Amendment Act 1984 ) has been declared 
to be needed at the expenses of Irrigation Department, Haryana , for a public purpose, namely, constructing , “ Nosuha 
Minor from Kilometre 0.054 to Kilometre 2.000 off taking from Kilometre 6.530 /R of Satnali Feeder in 
Village Bhagot in Tehsil and District Mahendergarh .” 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the Governor 
of Haryana hereby directs the District Revenue Officer-cum -Land Acquisition Collector,Mahendergarh at Narnaul to take 
orders for the Acquisition of the land described in the specification appended to the declaration published with the 
aforesaid notification . It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the 


above purpo 


-- 


District 


Tehsil 


Village 


Specification 
Hadbast Area in 
Number K - M 


Direction 


-- 


A strip of land measuring 1946 metres in length 
and varying in width passing through the full/ 
part Killa No. and generally lying in the 
direction from South to North as demarcated 
at site and shown in the index plan . 


Mahendergarh Mahendergarh Bhagot 


6 


53-10 


Total : 


53-10 Or 6.69 Acres 


-- 


By order ofGovernor of Haryana . 


। 


-- 


P. C. GARG 
Superintending Engineer, 
JLN W / SCircle, Narmaul. 


। 


